निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 कार्तिक 1939 ( श0 ) 
( सं0 पटना 1070 ) पटना , बुधवार , 15 नवम्बर 2017 


पुलिस उप - महानिरीक्षक का कार्यालय, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना 


- 


3 


bl - 1 


( शुद्धि - पत्र ) 
केन्द्रीय क्षेत्रादेश सं0 - 327/ 2017 

13 नवम्बर 2017 
सं 2495/ सा0 शा0 - पुलिस उप - महानिरीक्षक का कार्यालय , केन्द्रीय क्षेत्र , पटना के केन्द्रीय 
क्षेत्रादेश संख्या - 325/ 2017- सह - पठित ज्ञापांक - 2480 / सा0 

17- सह - पठित ज्ञापांक - 2480 / सा0शा0 दिनांक 11 . 11 . 2017 की कण्डिका - 1 की 
तालिका के कमांक - 8 पर अंकित " धमेन्द्र कुमार राय " के स्थान पर " धर्मेन्द्र कुमार राय " पढ़ा जाय । 

2 . उक्त क्षेत्रादेश के पृष्ट - 6 की कण्डिका - 1 की तालिका के क्रमांक - 6 पर अंकित “पिता का नाम " 
के स्थान पर "पिता/ पति का नाम ” पढ़ा जाय । 

3. उक्त क्षेत्रादेश नवनियुक्त पुलिस अवर निरीक्षक रेखा कुमारी को प्रेषित प्रति की तालिका के 
क्रमांक - 6 के सामने बाक्स में अंकित “ स्व०सुखदेव प्रसाद यादव के स्थान पर “ सुखदेव प्रसाद यादव " 
पढ़ा जाय । 

आदेश से , 

राजेश कुमार , 
पुलिस उप - महानिरीक्षक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1070 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


